निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या 08 


5 फाल्गुन , 1931 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

24 फरवरी, 2010 ( ई ० ) 


विषय- सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


पुर: स 


2-8 


भाग-1 नियुक्ति , पदस्थापन, बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश। 


या 


भाग- 5 — बिहार विधान मंडल में : स्थापित 
विधेयक , उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 

उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग-1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई० एससी o , 

बी 0 एस . बी ० एससी ० , एम 0 ए 0 , 
एम ० एससी ० , लॉ भाग-1 और 

2 , 
एम 0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीप ० - इन 
एड 0, एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

अनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 — भारत की संसद में पुर: स्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर: स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग-1- ग — शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

निकाले गये विनियम , आदेश, अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 

9-11 


भाग - 9 - विज्ञापन 


भाग- 9- क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण। 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 
न्यायालय 

और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


सूचनाएं 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


भाग -1 
शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


नियुक्ति , पदस्थापन, 


बदली, 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

10 फरवरी 2010 
सं ० 6 प्रो0-6-003 / 1995 ( खण्ड-3) -590 - वा 0 क 0 — बिहार वित्त सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को वाणिज्य कर 
संयुक्त आयुक्त ( वेतनमान् रु0 37,400-67,000 +ग्रेड- पे रु0 8,700) कोटि से वाणिज्य कर अपर आयुक्त ( वेतनमान् रु 0 
37,400-67,000 + ग्रेड - पे रु0 8,900) कोटि में अधिसूचना निर्गमन की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान करते हुए, स्तम्भ पाँच में 
अंकित स्थान पर नियुक्त किया जाता है: 


पदाधिकारी का 


क्र 0 


मूल 
कोटि 
क्रमांक । 


वर्तमान पदस्थापन 


प्रोन्नति के फलस्वरूप 
पदस्थापित स्थान । 


नाम । 


1 


2 


3 


4 


5 


1 


18 


अपर 


श्री अशोक कुमार 
मंगोतिया । 


आयुक्त , 


वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दरभंगा | वाणिज्य - कर 
प्रमंडल , दरभंगा अतिरिक्त प्रभार वाणिज्य कर | बिहार, पटना । 
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), भागलपुर प्रमंडल , 
भागलपुर । 


2 


19 


श्री फैजुद्दीन 
अहमद आजाद ।। 


वाणिज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), केन्द्रीय वाणिज्य - कर 
प्रमंडल, पटना । 

बिहार, पटना । 


अपर 


आयुक्त , 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

मो 0 शमीम , अवर सचिव । 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


अधिसूचना 

13 फरवरी 2010 
सं ० अ 0 स 0 क0-01-10 / 2009-1489- श्री सोहैब अहमद, बि 0 प्र 0 से 0, उप- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को बिहार सेवा 
संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 के अधीन दिनांक 27 अगस्त 2009 से 20 अक्तूबर 2009 तक कुल 55(पचपन) दिनों की 
उपार्जित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है । 
2. प्रस्ताव में सचिव , अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से 
( ह 0) अस्पष्ट, उप - सचिव । 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


3 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

12 फरवरी 2009 
संख्या-वि.प.स्था.-1/ 09-472(2 ) वि.प.- बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वित्त विभाग के संकल्प सं.-3 ए- 2- वे.पु.- 4/ 2009 
वि .(2 ), दिनांक 17.1.2009 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान रु. 9300-3400/ - ग्रेड पे-4200 में आप्त सचिव के 5(पांच) पदों के विरुद्ध 
निम्नलिखित आप्त सचिवों को जिन्हें विगतवार दिनांक- 28.2.2009 तक के लिए प्रोन्नति /नियुक्ति विस्तार किया गया था , पुन: दिनांक 1.3.2009 से 
31.8.2009 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जा सकता है । 

1. श्री ललन प्रसाद 
2. श्री ज्योति मोहन ठाकुर 
3. श्री रामेश्वर सहाय 
4. श्री सुरेश कुमार 
5. श्री अजय नन्दन 

कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, सचिव । 


12 फरवरी 2009 
संख्या- वि.प.स्था.- 1/ 09-470(2 ) वि.प. — बिहार विधान परिषद् सचिवालय में वित्त विभाग के संकल्प सं .- 3ए - 2- वे.पु.- 4 / 2009 वि .(2 ), 
दिनांक 17.1.2009 के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान-15600-39100 /- ग्रेड पे-6600/ -रु. में प्रधान आप्त सचिव के 2( दो ) पदों के विरुद्ध 
निम्नलिखित प्रधान आप्त सचिवों को जिन्हें विगतवार दिनांक- 28.2.2009 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया गया था , पुन: दिनांक 1.3.2009 से 
31.8.2009 तक के लिए प्रोन्नति विस्तार किया जाता है । 

1. श्री अरूण कुमार सिंह 
2. श्रीमती रोज मेरी मसीह 

कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु, सचिव । 


31 मार्च 2009 
संख्या- वि.प.स्था.-141/ 07-777 (2 ) वि.प.— श्री वीरेन्द्र सिंह , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के 
आधार पर दिनांक 5.1.2009 से 21.1.2009 तक कुल 17 ( सत्रह) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 3.1.2009 एवं 4.1.2009 को सार्वजनिक छुट्टी 
उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 248 (ए) 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


18 फरवरी 2009 
संख्या -वि.प.स्था .- 57/ 06-496 (2 ) वि.प. – श्री अमर नाथ प्रसाद , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण 
पत्र के आधार पर दिनांक 20.11.2008 से 28.11.2008 तक कुल 9 (नौ) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 29.11.2008 एवं 30.11.2008 को 
सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ तथा पुन: 10.12.2008 से 16.12.2008 तक कुल 7 दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 
9.12.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


4 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


18 फरवरी 2009 
संख्या-वि.प.स्था .- 61 /06-498(2 ) वि.प. श्री शेखर प्रबल , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 5.1.2009 
से 15.1.2009 तक कुल 11 (ग्यारह) दिनों की उपार्जित छुट्टी दिनांक 3.1.2009 एवं 4.1.2009 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के 
साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248( ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


18 फरवरी 2009 
संख्या-वि.प.स्था.-130/ 06-500(2) वि.प. — श्री केदार नाथ यादव, अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
8.1.2009 से 16.1.2009 तक कुल 9 (नौ) दिनों की उपार्जित छुट्टी दिनांक 17.1.2009 एवं 18.1.2009 की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की 
अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248(ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


13 मार्च 2009 
संख्या- वि.प.स्था .- 133/ 08-653(2 ) वि.प. श्रीमती रोज मेरी मसीह , प्रधान आप्त सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश 
दिनांक 19.12.2008 से 7.1.2009 तक कुल 20 (बीस) दिनों की उपार्जित छुट्टी दिनांक 8.1.2009 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति 
के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 (ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मसीह उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे प्रधान आप्त सचिव के पद पर बनी रहती । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


, 


13 मार्च 2009 
संख्या-वि.प.स्था.-125/08-651(2 ) वि.प.— श्री मो . ओवैस अख्तर , अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
29.12.2008 से 31.12.2008 तक कुल 3 (तीन ) दिनों की उपार्जित छुट्टी दिनांक 27.12.2008 एवं 28.12.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 (ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अख्तर उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या-वि.प.स्था.- 58/ 06-3846 (2 )/वि.प. श्री विनोद कुमार , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण- पत्र 
के आधार पर दिनांक 8.11.2008 से 28.11.2008 तक कुल 21 (एकैस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 29.11.2008 एवं 30.11.2008 को 
सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कुमार उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


5 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या-वि.प.स्था.-125 /08-3844 (2)/वि.प.— श्री मो. ओवैस अख्तर , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
12.11.2008 से 20.11.2008 तक कुल 9 (नौ ) दिनों की उपार्जित छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248(ए) के अधीन प्रावधायी 
रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अख्तर उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या-वि.प.स्था .- 60 / 06-3842 ( 2 ) /वि.प . -श्री मो . आसिफ वारसी , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 8.9.2008 से 28.9.2008 तक कुल 21 (एकैस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 6.9.2008 एवं 7.9.2008 को 
सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वारसी उपयुक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति, बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या- वि.प.स्था.- 59 / 06-3840 (2 ) /वि.प. –श्री सैयद जाफर रजा नकवी, अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 10.10.2008 से 5.11.2008 तक कुल 27 ( सत्ताईस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 4.10.2008 एवं 
9.10.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नकवी उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


। 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या- वि.प.स्था.- 57/ 06-3838 (2) /वि.प.—श्री अमरनाथ प्रसाद , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
24.9.2008 से 26.9.2008 तक कुल 3 (तीन) दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 27.9.2008 एवं 28.9.2008 की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने 
की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 (ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या-वि.प.स्था.- 122/ 04-3833(2 )/वि.प.- श्री विश्वम्भर नाथ झा , उप सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
22.10.2008 से 24.10.2008 तक कुल 3 (तीन ) दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 25.10.2008 एवं 26.10.2008 की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 (ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे उप सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


6 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


23 दिसम्बर 2008 
संख्या-वि.प.स्था.-121/ 08-3835 (2 )/वि.प.— श्री रामजी प्रसाद , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र 
के आधार पर दिनांक 18.9.2008 से 30.9.2008 तक कुल 13 ( तेरह) दिनों की रूपांतरित छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन 
प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


11 जुलाई 2008 
संख्या- वि.प.स्था .- 122/ 04-2039 (2 )/वि.प.— श्री विश्वम्भर नाथ झा , उप सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
10.6.2008 से 13.6.2008 तक कुल 4 ( चार) दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 14.6.2008 एवं 15.6.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने 
की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248(ए) के अधीन प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री झा उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे उप सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


14 अगस्त 2008 
संख्या-वि.प.स्था.-62/ 06-2465(2) /वि.प. — श्री विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
8.7.2008 से 11.7.2008 तक कुल 4 ( चार ) दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 12.7.2008 एवं 13.7.2008 को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की 
अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248(ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ठाकुर उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


13 अगस्त 2008 
संख्या-वि.प.स्था .- 60 / 06-2418(2 )/वि.प . — श्री मो . आसिफ वारसी , अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य 
प्रमाण- पत्र के आधार पर दिनांक 14.7.2008 से 20.7.2008 तक कुल 7 ( सात ) दिनों की रुपांतरित छुट्टी, दिनांक 12.7.2008 एवं 13.7.2008 
को सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री वारसी उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


13 अगस्त 2008 
संख्या-वि.प.स्था.- 206/ 91-2414(2 )/वि.प.— श्री उदय शंकर प्रसाद, अवर सचिव (हिन्दी अनुवाद), बिहार विधान परिषद् की निजी 
कार्यवश दिनांक 2.7.2008 से 17.7.2008 तक कुल 16 ( सोलह ) दिनों की उपार्जित छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 (ए) के 
अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव (हिन्दी अनुवाद) के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल, उप सचिव । 


21 जुलाई 2008 
संख्या-वि.प.स्था .- 409/ 86-2416 (2 )/वि.प. -श्री वेद प्रकाश राय, अवर सचिव ( प्रतिवेदन ), बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश के 
आधार पर दिनांक 11.6.2008 से 27.6.2008 तक कुल 17 ( सतरह ) दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 28.6.2008 एवं 29.6.2008 को 
सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 (ए) के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती 
है । 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


7 


प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राय उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव ( प्रतिवेदन) के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


11 जुलाई 2008 
संख्या-वि.प.स्था .- 120 / 08-2047 ( 2 )/वि.प . श्री सुरेश प्रसाद सिंह, अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
6.6.2008 से 12.6.2008 तक कुल 7 ( सात ) दिनों की उपार्जित छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 
एवं 248( ए)/ 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


19 मार्च 2009 
संख्या- वि.प.स्था.-228/ 94-684 (2 )/वि.प.— श्री विनोद कुमार , अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् के सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप 
सचिवालय की स्थापना समिति में सदस्य के रूप में मनोनीत किया जाता है । 

कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से . 
मुंगेश्वर साहु. 

सचिव । 


23 दिसम्बर 2009 
संख्या-वि.प.स्था.- 405 /06-3809(2) /वि.प.— श्री कन्हैया प्रसाद , अवर सचिव, (प्रतिवेदन) बिहार विधान परिषद् की निजी चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 11.11.09 से 4.12.09 तक कुल 24 ( चौबीस) दिनों की रूपांतरित छुट्टी दिनांक 5.12.09 एवं की 
सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रसाद उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव ( प्रतिवेदन) के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव । 


14 जनवरी 2010 
संख्या-वि.प.स्था .-133 / 08-159(2 )/वि.प. -श्रीमती रोज मेरी मसीह प्रधान आप्त सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी 
कार्यवश/ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 17.10.09 से 4.12.09 तक कुल 49 (उनचास) दिनों की उपार्जित /रूपांतरित छुट्टी 
दिनांक 5.12.09 एवं 6.12.09 की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अधीन प्रावधायी रूप से 
प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मसीहा उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे प्रधान आप्त सचिव, के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव । 


14 जनवरी 2010 
संख्या-वि.प.स्था .- 61/06-157 (2 ) /वि.प. – श्री शेखर प्रबल , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश/ चिकित्सा एवं 
स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के आधार पर दिनांक 24.11.09 से 3.12.09 तक कुल 10 (दस) दिनों की उपार्जित छुट्टी बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के 
अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रबल उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव , के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से, 

विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव । 


8 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


14 जनवरी 2010 
संख्या-वि.प.स्था. - 130 / 06-155( 2 )/वि.प. श्री केदार नाथ यादव , अवर सचिव , बिहार विधान परिषद् की निजी कार्यवश दिनांक 
7.1.2010 से 15.1.2010 तक कुल 9 ( नौ) दिनों की उपार्जित/ रूपांतरित छुट्टी दिनांक 16.1.2010 एवं 17.1.2010 की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग 
करने साथ ही दिनांक 6.1.2010 के अपराह्न से कार्यालय छोड़ने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के नियम 23 के अधीन प्रावधायी रूप से 
प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव, के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

विश्वनाथ ठाकुर , अवर सचिव । 


पत्रांक -वि.प.स्था .- 59 / 06-592 ( 2 ) वि.प. 

बिहार विधान परिषद् , सचिवालय 
प्रेषक : 

श्री बाबू लाल अग्रवाल 

उप सचिव , बिहार विधान परिषद् 
सेवा में . 

सहायक लेखा अधिकारी 
महालेखाकार ( ले.एवं ह .) का कार्यालय , बिहार , पटना 

पटना , दिनांक -4.3.2009 
विषय : 

श्री सैयद जाफर रजा नकवी, अवर सचिव, बिहार विधान परिषद के रूपान्तरित अवकाश के संबंध में । 
प्रसंग आपका पत्रांक - जी.ई.- 12 , बी.एल.सी., दिनांक 21.1.2009 
महाशय , 

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निदेशानुसार मुझे सूचित करना है कि श्री सैयद जाफर रजा नकवी, अवर सचिव , बिहार विधान 
परिषद् जिन्हें इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या -3174 (2 ) वि.प., दिनांक 20.10.2008 द्वारा निजी अस्वस्थता के आधार पर दिनांक 15.5.2008 
से 14.8.2008 तक कुल 92 दिनों की रूपान्तरित छुट्टी तथा अधिसूचना संख्या -3840(2 ) वि.प. , दिनांक 23.12.2008 द्वारा दिनांक 10.10.2008 
से 5.11.2008 तक कुल 27 दिनों की रूपान्तरित छुट्टी प्रदान की गई थी को रद्द करते हुए अब उन्हें दिनांक 15.5.2008 से 2.7.2008 तक कुल 49 
दिनों की रूपान्तरित छुट्टी तथा दिनांक 3.7.2008 से 14.8.2008 तक कुल 43 दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 15.8.2008 से 18.8.2008 तक 
की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ तथा पुन : निजी अस्वस्थता के आधार पर इन्हें दिनांक 10.10.2008 से 5.11.2008 तक कुल 
27 दिनों की उपार्जित छुट्टी, दिनांक 4.10.2008 से 9.10.2008 तक की सार्वजनिक छुट्टी उपभोग करने की अनुमति के साथ बिहार सेवा संहिता के 
नियम 227 , 230 , 248 (ए) तथा 234 के अधीन प्रावधायी रूप से प्रदान की जाती है । 
प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री नकवी उपर्युक्त छुट्टी पर प्रस्थान नहीं करते तो वे अवर सचिव के पद पर बने रहते । 

सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

बाबू लाल अग्रवाल , उप सचिव । 


, 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 350- डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


9 


भाग-2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


सहकारिता विभाग 


अधिसूचना 

11 फरवरी 2010 
सं 05 / सह0 / फ. बी. - 43 / 2009-657 — राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत रब्बी 2009-10 मौसम की चयनित फसलों का 
बीमा सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 निर्गत किया गया है । उक्त अधिसूचना की 
कंडिका -9 में गैर - ऋणी कृषक एवं ऋण राशि से अधिक राशि का बीमा कराने के इच्छुक कृषकों के लिए प्रस्ताव पत्र भरने तथा बीमा 
कराने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2009 निर्धारित थी । 

प्याज फसल के लिए उक्त अवधि को 15 फरवरी 2010 तक विस्तारित किया जाता है । 
अधिसूचना संख्या 4729, दिनांक 23 अक्तूबर 2009 की अन्य सभी शर्ते पूर्ववत् रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
जय नारायण सिंह, संयुक्त सचिव । 


संख्या 18 / पी 0 आर0-3001 / 08(पार्ट ) / 112 
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना 

( समान्य प्रशासन विभाग ) 


संकल्प 

15 दिसम्बर 2009 
विषयः -बोर्ड के संकल्प संख्या 47 दिनांक 18-06-2009 द्वारा निर्गत औपबंधिक पुनरीक्षित वेतनमान में संशोधन । 

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की 532 वीं बैठक में संकल्प संख्या 8482 द्वारा पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या 47 दिनांक 18 
जून 2009 द्वारा षष्टम वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में प्रत्येक अपुनरीक्षित वेतनमान के महत्तम वेतन का 40 प्रतिशत 
परिमाणित राशि (Calculated amount) को ग्रेड - पे के रूप में स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है तथा गणना 
का नजदीकी 50 में पूर्णांकित की जाएगी । 

2. संलेख में वर्णित शेष प्रस्ताव / मांगों की जाँच एवं सुझाव हेतु माननीय श्री मिहिर कुमार सिंह, सचिव (व्यय) वित्त 
विभाग, बिहार सरकार के अध्यक्षता में एक समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् 
किया जाएगा । समिति के अन्य सदस्य को माननीय अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा नामित किया जाएगा । 

3. बोर्ड के संकल्प संख्या 47 , दिनांक 18 जून 2009 को इस हद तक संशोधित किया जाता है एवं अन्य शर्ते 


यथावत् रहेंगे । 


बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के आदेश से, 

ए 0 के 0 मल्लिक, सचिव । 


10 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


जल संसाधन विभाग 


आदेश 

7 जनवरी 2010 
सं ० पी ० एम 0 सी0-5-( अ 0 रा0) 1-01/ 06-15 — जल संसाधन विभाग में सिंचाई , बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण 
हेतु वर्तमान में काफी संख्या में योजनाओं का सूत्रीकरण , संभाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने 
का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है । साथ ही कई योजनाएँ कार्यान्वयनाधीन है । उल्लेखनीय है कि राज्य अन्तर्गत नदियों 
को जोड़ने की योजना अन्तर्गत कई योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य परामर्शियों के माध्यम 
से कराए जा रहे हैं , जो अपने अन्तिम दौर में है। साथ ही कई योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन ( डी 0 पी 0 आर0 ) 
तैयार करने का कार्य प्रारम्भ किए जाने हैं । 

2. जल संसाधन विभाग के अधीन सिंचाई/ बाढ़ नियंत्रण / जल निस्सरण की योजनाओं के चयन , विस्तृत योजना 
प्रतिवेदन को तैयार कराने के कार्य एवं विभाग में परामर्शियों द्वारा तैयार की जा रही विभिन्न योजनाओं को अन्तिम 
रूप देने तथा इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर तकनीकी परामर्श प्रदान करने तथा उपर्युक्त सभी कार्यों (योजनाओं के 
सूत्रीकरण , डी 0 पी 0 आर0 तैयार करने का कार्य, योजनाओं का कार्यान्वयन ) की गुणवत्ता उच्च कोटि का रखने, विशिष्ट 
तकनीकी विन्दुओं पर निर्णय की प्रक्रिया एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग की सरकार द्वारा 
स्वीकृत अनुशंसाओं तथा समय - समय पर विभाग द्वारा गठित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों की अनुशंसाओं पर अपेक्षित 
अनुवर्ती कार्रवाई के सम्वन्ध में विभाग को सम्यक परामर्श प्रदान करने हेतु जल संसाधन विभाग के अधीन एक पर्षद 
( Board ) का गठन किया जाता है । यह पर्षद जल संसाधन विभाग का तकनीकी सलाहकार पर्षद ( Technical 
Advisory Board of Water Resources Department) के नाम से जाना जायेगा । 

इसका स्वरूप निम्नवत् होगा : 
( i ) श्री के 0 एन0 लाल , से0 नि 0 अभियन्ता प्रमुख 

अध्यक्ष 
( ii ) श्री शैलेन्द्र कुमार सिन्हा , से0 नि 0 अभियन्ता प्रमुख 

सदस्य 
(iii ) श्री राम रतन प्रसाद , से 0 नि 0 मुख्य अभियन्ता 

सदस्य 
( iv ) श्री ब्रजभूषण प्रसाद सिंह , से0 नि 0 अभियन्ता प्रमुख 

सदस्य 
अधीक्षण अभियन्ता , योजना अन्वेषण एवं प्रो ० प्री 0 अंचल 

सदस्य - सचिव 
यह समिति सीधे प्रधान सचिव , जल संसाधन विभाग के अधीन कार्य करेगी तथा उन्हें अपना प्रतिवेदन 
सौंपेगी । 

4. इस तकनीकी सलाहकार पर्षद का कार्य - काल दो वर्षों का होगा । किसी भी समय परिस्थिति विशेष में 
मनोनीत सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का मनोनयन विभाग द्वारा किया जा सकता है । आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा 
पर्षद के कार्य- काल में बृद्धि की जा सकेगी। 

5. इस पर्षद को विभागीय निरीक्षण वाहन तथा दूरभाष के साथ कार्यालय कक्ष की सुविधा उपलब्ध करायी 
जायेगी । इस समिति की आवश्यकतानुसार अनुसचिवीय तथा स्टेशनरी आदि सभी सुविधाएँ अधीक्षण अभियन्ता , योजना 
अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल , पटना द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी । 

6. यह पर्षद विभाग के अधीन सिंचाई/ बाढ़ नियंत्रण / जल निस्सरण योजनाओं के चयन, विस्तृत योजना प्रतिवेदनों 
के संबंध में निर्णय , परामर्शियों द्वारा तैयार की जा रही विभिन्न योजनाओं को अन्तिम रूप देने तथा इन योजनाओं के 
कार्यान्वयन पर तकनीकी परामर्श प्रदान करने का कार्य करेगी। पर्षद के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को ( सदस्य - सचिव 
को छोड़कर) पर्षद की बैठकों में भाग लेने हेतु रुपये 4000 ( चार हजार) प्रति दिन की दर से अनुमान्य होगा, किन्तु 
यह किसी भी माह में पाँच दिनों से अधिक के लिए अनुमान्य नहीं होगा । 

7. समिति के गठन के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है । 

8. इस समिति पर होनेवाला सम्पूर्ण व्यय जल संसाधन विभाग के गैर योजना मुख्य शीर्ष 2700 - मुख्य 
सिंचाई - उप - मुख्य शीर्ष- 03 - सोन बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ ( वाणिज्यिक , लघु शीर्ष-001 -निदेशन तथा प्रशासन , 


( v ) 


बिहार गजट , 24 फरवरी 2010 


11 


उप - शीर्ष- 0001 - स्थापना -विपत्र कोड- N2700030010001 के अन्तर्गत प्राथमिक इकाई- 01 - व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ 
के अधीन भारित होगा । 

9. समिति के सदस्यों को देय मानदेय के भुगतान हेतु प्रत्येक माह सदस्यों से प्राप्त विपत्र को सदस्य - सचिव 
( अधीक्षण अभियन्ता, योजना अन्वेषण एवं प्रोजेक्ट प्रीपरेशन अंचल , पटना ) प्रतिहस्ताक्षरित कर सम्बन्धित व्ययन एवं 
निकासी पदाधिकारी को भुगतान हेतु भेजेंगे। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, सोन नहर 
प्रमंडल , खगौल , पटना होंगे तथा यह व्यय मुख्य अभियन्ता , जल संसाधन विभाग , पटना के माध्यम से होगा । 
10. यह आदेश तुरत लागू होगा। 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
रामचन्द्र प्रसाद सिन्हा , संयुक्त सचिव । 


सं ० - एम04-55 / 2001-1607 / वि 0 ( 2 ) 

वित्त विभाग 


संकल्प 

17 फरवरी 2010 
विषयः- केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की स्वीकृति के सम्बन्ध में । 

गृह ( आरक्षी ) विभाग , बिहार , पटना द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के स्थापना का गठन 
किया गया है । केन्द्रीय चयन पर्षद में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए मोबाईल फोन की सुविधा 
उपलब्ध कराने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य की महत्ता को देखते हुए निम्न रूपेण 
निर्णय लिए गये हैं : 

( i ) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के अध्यक्ष / सचिव/ लेखा पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक 

को , पद पर बने रहने तक मोबाईल की सुविधा प्रदान की जाती है । 
( ii ) मोबाईल सेटों का कय सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प संख्या 

3269 दिनांक , 16 दिसम्बर 2005 में निर्धारित व्यय सीमा रु ० 5000 (पाँच हजार) के 

अन्तर्गत किया जाएगा । उसका व्यय कार्यालय व्यय मद में प्रावधानित राशि से करेंगे । 
( iii ) मोबाईल फोन पर होने वाले व्यय के लिए 0 9000 ( नौ हजार) रु 0 मात्र प्रति वित्तीय 
वर्ष की अधिसीमा निर्धारित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
खुर्शीद अहमद , उप सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 49-571 + 100 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


